निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 827 ) पटना, शुक्रवार , 7 सितम्बर 2018 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

6 सितम्बर 2018 
सं0 22 / बी0एन0आर0सी0 / 2018 – 1346 / बी०एन०आर०सी० — बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के 
पूनर्गठन हेतु बिहार एवं उड़िसा परिचारिका निबंधन अधिनियम - 1935 की धारा 3(2)(क ) के प्रावधानानुसार दो मिडवाईफ 
एवं तीन नर्सेज कुल पाँच सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है : 


क्र0सं0 


प्रक्रिया 


तिथि 


अभियुक्ति 


01 


निर्वाचन नामावली से संबंधित आपत्ति निवारण 

| 10 .09. 2018 से 14.09. 2018 
की अंतिम तिथि : 


निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थीयों द्वारा 24.09. 2018 से 01.10. 2018 
नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि : 

तक 


| नामांकन वापसी की तिथि : 


03.10.2018 से 08.10.2018 | 


साप्ताहिक 
अवकाश दिवसों 
को छोड़कर 


| नामांकन पत्रों के जाँच की तिथि : 


09. 10. 2018 से 12. 10.2018 


सयोग्य उम्मीदवारों की घोषणा: 


15 . 10 . 2018 


| मतदाता द्वारा मतपत्र प्राप्त किये जाने की 22.10. 2018 से 22.11.2018 
तिथि : 

तक 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 सितम्बर 2018 


क्र०सं० 


___ प्रक्रिया 


तिथि 


अभियुक्ति । 


07 


| मतदान की तिथि : 


26.11. 2018 


08 


निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान उपरांत 
मत – पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि : 


17.12.2018 


साप्ताहिक 
अवकाश दिवसों 
को छोड़कर 


09 


मतगणना की तिथि : 


18. 12.2018 से मतगणना की 
समाप्ति तक ( लगातार) 


10 | चुनाव परिणाम की घोषणा : 


21 .12. 2018 


सभी संबंधित को सूचित किया जाय । 


आदेश से , 

राधेश्याम साह , 
सरकार के विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग - सह - अध्यक्ष, 

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 827 -57 1 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


